शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 33 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2017- श्रावण 27, शक 1939 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रागनी धुरंधर ध. प. श्री गोपेश धुरंधर, उम्र 36 वर्ष, निवासी - म. नं.- 71/ भ 
सिंगाधुरिया चौक, ग्राम केसला, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम परमेश्वरी वर्मा आत्मजा - स्व . गजाधर लाल 
वर्मा, पदुम नगर भिलाई -3, जिला दुर्ग था . यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह 1-5-2004 को श्री गोपेश धुरंधर 
आत्मज स्व . धनंजय धुरंधर के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रागनी धुरंधर रख ली हूं. 
यही नाम मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों/ अभिलेखों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती रागनी धुरंधर पति श्री गोपेश धुरंधर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


परमेश्वरी वर्मा( Parmeshwari Verma ) 

पिता - स्व . गजाधर लाल वर्मा 
निवासी- पदुम नगर, भिलाई -3 , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रागनी धुरंधर 
(Smt. Ragni Dhurandhar ) 

पति - श्री गोपेश धुरंधर 

निवासी - म . नं.- 71 / भ 
सिंगाधुरिया चौक , ग्राम - केसला, 
तह.- तिल्दा, जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


213 


214 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजकुमार ठाकुर आत्मज स्व . पल्टन ठाकुर, उम्र 51 वर्ष, जाति गोंड, निवासी - वार्ड नं. 
14, मुक्तिधाम राम नगर , सुपेला भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा सही व 
पूर्ण नाम राजकुमार ठाकुर पिता पल्टन ठाकुर दर्ज है किन्तु मेरे भिलाई गेट पास, मेडिकल व सी. पी. एफ. में मेरा नाम राजकुमार पिता पल्टन 
दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर सही नाम राजकुमार ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे राजकुमार ठाकुर आ . स्व. पल्टन ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजकुमार 

पिता - स्व . पल्टन 
निवासी - वार्ड नं . - 14, म . नं . - 100 , 

मुक्तिधाम राम नगर, 

सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


राजकुमार ठाकुर 
पिता- स्व . पल्टन ठाकुर 
निवासी - वार्ड नं . - 14. म. नं . - 100 , 

मुक्तिधाम राम नगर , 

सुपेला भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुशीला बर्मन ध. प. श्री रूहीदास बर्मन, निवासी - म. नं . 25/742, काली मंदिर 
के पास , पण्डरी रायपुर, तहसील व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कौशिल्या दास आत्मजा श्री कार्तिकदास था तथा यही 
नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता था. मेरा विवाह श्री रूहीदास बर्मन के साथ संपन्न होने के पश्चात् मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम 
श्रीमती सुशीला बर्मन रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती सुशीला बर्मन ध. प. श्री रूहीदास बर्मन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कौशिल्या दास 
पिता - श्री कार्तिकदास 


श्रीमती सुशीला बर्मन 

पति - श्री रूहीदास बर्मन 
निवासी - म. नं. 25/742, काली मंदिर के पास , 


पण्डरी रायपुर , 


तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


215 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री अनिता साहू ध. प. श्री राकेश चन्द्र साहू, निवासी- वार्ड नं .- 13 ए. सी. सी. कॉलोनी , 
लवकुश नगर जामुल, जामुल सीमेंट वर्क्स, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. अनिता आत्मजा शिवकान्त 
महाजन था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री राकेश चन्द्र साहू आत्मज भगवान दीन साहू के साथ संपन्न 
हुआ. मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम अनिता देवी लाल पति राकेश कुमार लाल दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पूर्व नाम/ उपनाम 
को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अनिता साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती अनिता साहू ध. प. श्री राकेश चन्द्र साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . अनिता महाजन 

अनिता देवी लाल 
पिता - श्री शिवकान्त महाजन 
निवासी - वार्ड नं . - 13 ए. सी . सी . कॉलोनी, 

लवकुश नगर जामुल, 
जामुल 

सीमेंट वर्क्स, 
तह व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


श्रीमती अनिता साहू 

पति - श्री राकेश चन्द्र साहू 
निवासी - वार्ड नं. - 13 ए. सी . सी . कॉलोनी , 

लवकुश नगर जामुल, 


जामुल सीमेंट वर्क्स, 


तह व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अरूण कुमार निषाद ( Arun Kumar Nishad) आत्मज स्व . भगेला निषाद ( Late 
Bhagela Nishad) उम्र 41 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. 82, वार्ड नं.- 22, सालिक हार्डवेयर के पीछे, दादर रोड, बी. एम. वाई. चरोदा, तहसील 
पाटन, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड में मेरा वास्तविक नाम अरूण कुमार निषाद दर्ज है. किन्तु 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अरूण कुमार निषाद राज ( Arun Kumar Nishad Raj ) पिता - स्व . भगेला निषाद राज दर्ज है जो 
कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम अरूण कुमार निषाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे अरूण कुमार निषाद आ . स्व . भगेला निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अरूण कुमार निषाद राज 
( Arun Kumar Nishad Raj) 
पिता - स्व . भगेला निषाद राज 

(Late Bhagela Nishad Raj) 
निवासी - क्वा. नं.- 82, वार्ड नं . - 22 , 

सालिक हार्डवेयर के पीछे, 
दादर रोड, बी . एम. वाई. चरोदा, 
तहसील- पाटन, जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


अरूण कुमार निषाद 
( Arun Kumar Nishad ) 
पिता - स्व . भगेला निषाद 

( Late Bhagela Nishad ) 
निवासी - क्वा. नं . - 82, वार्ड नं . - 22 , 

सालिक हार्डवेयर के पीछे, 
दादर रोड , बी. एम. वाई. चरोदा, 
तहसील - पाटन, जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


216 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख अलिशा (Sheikh Alisha ), ध. प. शेख शरीफ (Sheikh Shareef) 28 वर्ष, 
निवासी - टी. आर. टी ./ एफ . म. नं.- 217, ब्लॉक नं . -05, ए. सी . सी. कॉलोनी , जामुल , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि विवाह 
पूर्व मेरा नाम रामगिरी काशीम बी . ( Ramgiri Kasheem B. ) आत्मजा रामगिरी पोलईय्या ( Ramgiri Pollaia ) था, तथा यही नाम मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह शेख शरीफ के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर 
नया नाम/ उपनाम शेख अलिशा रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


. 


अतः अब मुझे शेख अलिशा ध. प. शेख शरीफ के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रामगिरी काशीम बी . 
(Ramgiri Kasheem B.) 
पिता - रामगिरी पोलईय्या 

( Ramgiri Pollaia ) 
निवासी - टी . आर. टी ./ एफ . 
म . नं.- 217 , ब्लॉक नं. - 05 , 
ए. सी . सी . कॉलोनी, जामुल , 
तहसील व जिला- दुर्ग ( छ . ग. ) 


शेख अलिशा 
( Sheikh Alisha ) 

पति - शेख शरीफ 
(Sheikh Shareef) 
निवासी - टी . आर. टी ./ एफ . 
म. नं . - 217, ब्लॉक नं . - 05 , 
ए. सी . सी . कॉलोनी, जामुल, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हरिशंकर साहू, आत्मज श्री रामलाल साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी - सेक्टर 11, जोन -1, वार्ड 
नं.- 29, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व मेरे शासकीय अभिलेखों/ 
दस्तावेजों में उसका नाम विभूति साहू ( Vibhuti Sahu) अंकित है. मेरे निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम विधि साहू 
( Vidhi Sahu) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरी पुत्री को विधि साहू आत्मजा हरिशंकर साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


विधि साहू 


विभूति साहू 
(Vibhuti Sahu ) 
पिता- हरिशंकर साहू 
( Harishankar Sahu ) 
निवासी - सेक्टर -11, जोन -1, 
वार्ड नं.- 29, खुर्सीपार भिलाई, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


( Vidhi Sahu ) 
पिता- हरिशंकर साहू 
( Harishankar Sahu ) 
निवासी - सेक्टर-11, जोन -1, 
वार्ड नं.- 29, खुर्सीपार भिलाई, 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


217 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , उमेद राम साहू ( Umed RamSahu ) आत्मज श्री अलख राम साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी 
क्वा.नं. -5/ बी , सड़क -29 , सेक्टर -10, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे 
समस्त आवश्यक दस्तावेजों, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्रायविंग लायसेंस आदि में मेरा सही व पूर्ण नाम उमेद राम साहू 
(Umed Ram Sahu) दर्ज है, किन्तु मेरे ग्यारहवीं की अंकसूची व मेरे सर्विस रिकार्ड के समस्त आवश्यक दस्तावेजों/ अभिलेखों में मेरा नाम उमेद 
राम (Umed Ram) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम / उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम उमेद राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे उमेद राम साहू आत्मज श्री अलख राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


उमेद राम ( Umed Ram ) 

पिता - श्री अलख राम साहू 
निवासी - क्वा.नं.- 5/ बी , सड़क -29 , 

सेक्टर -10, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उमेद राम साहू ( Umed Ram Sahu ) 

पिता - श्री अलख राम साहू 
निवासी - क्वा.नं. - 5/ बी, सड़क -29, 

सेक्टर -10 , भिलाई , 
तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , बीरसिंग साहू ( Beersingh Sahu ) आत्मज -थानुराम साहू ( Thanu Ram Sahu), उम्र 
50 वर्ष, निवासी -प्लाट नं.- 2, सड़क नं. -11, आशिष नगर ( पश्चिम ), रिसाली, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे 
आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम बीरसिंग साहू पिता थानूराम साहू दर्ज है जो कि सही है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई 
में कार्यरत हूं तथा मेरे सर्विस रिकार्ड के अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम बीरसिंग राम साहू ( Beersingh RamSahu ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम बीरसिंग साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे बीरसिंग साहू आ. थानुराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बीरसिंग साहू 


बीरसिंग राम साहू 
( Beersingh Ram Sahu ) 

पिता - थानुराम साहू 

( Thanu Ram Sahu ) 
निवासी - प्लाट नं .- 2 , सड़क नं . -11 , 

आशिष नगर ( पश्चिम ) , 

रिसाली, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


(Beersingh Sahu ) 
पिता - थानुराम साहू 

( Thanu Ram Sahu ) 
निवासी - प्लाट नं .- 2, सड़क नं .- 11 , 

आशिष नगर ( पश्चिम ) , 

रिसाली, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


218 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं उ. ब. कांकेर ( छ . ग . ) 


कांकेर , दिनांक 2 फरवरी 2017 


क्रमांक / उपका /परिसमापन/2017/657.- छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के उप नियम 57 ( ग ) के 
अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69, 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं 
उत्तर बस्तर कांकेर ( छ. ग. ) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है. 


अतएव एतद्द्वारा यह सूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार 
का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों ( साठ दिनों ) की 
समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय उप पंजीयक सहाकरी संस्थाएं कांकेर में कार्यालयीन समय में परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते 
हैं समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति 
से किसी को भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है . 


निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा संपत्ति यदि किसी व्यक्ति / संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी 
होने के दिनांक से 15 दिवसों के अंदर कार्यालय में परिसमापक के पास जमा करा देवें . समयावधि समाप्ति के पश्चात जिन व्यक्तियों के पास इस 
सहकारी समिति का संपत्ति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा दण्डात्मक कार्यवाही के भी वे 
भागीदार होंगे जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्था की होगी . 


क्र . 


संस्था का नाम 


पंजीयक क्र . 


परिसमापक का 


नाम 


परिसमापन आदेश 

क्रमांक 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


451 दि . 20-12-2001 


1031 दि . 07-07-2012 


कांकेर जिला थोक 
उपभोक्ता भंडार मर्यादित 

कांकेर 


श्री डी . एस . चौहान 

व. स . नि . 


2 . 


553 दि . 10-04-2010 


526 दि . 30-06-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 

बाबूदबेना 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ . कांकेर 


3 . 


546 दि . 06-04-2010 


394 दि . 04-06-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 

पोटगांव 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ. कांकेर 


4 . 


551 दि . 30-03-2010 


523 दि . 30-06-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 

अंडी 


श्री महेश मरकाम स. नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ. कांकेर 


5 . 


517 दि . 07-06-2007 


573 दि . 13-07-2015 


आदिवासी कामगार 
कारीगर सहकारी समिति 
मर्या. पाण्डरवाही 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. कांकेर 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017 


219 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


6 . 


501 दि . 29-09-2005 


587 दि . 15-07-2015 


स्वप्रेरणा महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. कांकेर 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ. कांकेर 


7 . 


550 दि . 29-03-2010 


592 दि . 15-07-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 

कोदागांव 


श्री महेश मरकाम स. नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ . कांकेर 


8 . 


357 दि . 


20-09-1995 


516 दि . 30-06-2015 


बस्तर कृषि विकास 
सहकारी समिति मर्या. 

कांकेर 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ . कांकेर 


9 . 


479 दि . 08-12-2003 


528 दि . 30-06-2015 


विजय विकास 
सहकारी समिति मर्या. 

कांकेर 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. कांकेर 


10 . 


393 दि . 30-07-1993 


580 दि . 13-07-2015 


आदिवासी उत्खनन श्रमिक 
सहकारी समिति मर्या. 

मरकाटोला 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. कांकेर 


11 . 


473 दि . 08-09-2005 


588 दि . 15-07-2015 


जय माँ शीलता महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. कांकेर 


श्री महेश मरकाम स . नि . एवं 
प्रभारी स . वि . अ. कांकेर 


12 . 


527 दि . 03-10-2007 


श्री के . 


389 दि . 04-06-2015 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक 
सहकारी समिति मर्या. 

धनेलीकन्हार 


एस. सोनवानी 
व . स . नि . 


13. 


507 दि . 31-08-2006 


श्री के . 


585 दि . 15-07-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 
कांकेर लटटीपारा कांकेर 


एस. 

सोनवानी 
व. स . नि . 


14. 


520 दि . 20-07-2007 


श्री के . 


586 दि . 15-07-2015 


स्टार महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 
कांकेर लटटीपारा 


एस. सोनवानी 
व. स . नि . 


15 . 


508 दि . 20-09-2008 


605 दि . 15-07-2015 


पशुपालन क्रय विक्रय 
सहकारी समिति मर्या. 

कोकपुर 


श्रीमती विभा पाण्डे 

स . नि . 


16. 


496 दि . 14-12-2005 


श्रीमती विभा पाण्डे 


594 दि . 15-07-2015 


माँ भुवनेश्वरी महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. कोकपुर 


स . नि . 


17 . 


516 दि . 06-06-2007 


श्रीमती विभा पाण्डे 


604 दि . 15-07-2015 


जय बूढ़ादेव विकास 
सहकारी समिति मर्या. 

कांकेर 


स. नि . 


220 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


18. 


544 दि . 05-11-2009 


श्री रामेश्वर मरकाम स . नि . 


587 दि . 30-06-2015 


सरस्वती महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. मोहपुर 


19. 


506 दि . 22-08-2006 


श्री रामेश्वर मरकाम स. नि . 


522 दि . 30-06-2015 


युवा बेरोजगार विकास 
सहकारी समिति मर्या. 
आमापारा कांकेर 


20. 


387 दि . 19-07-1996 


407 दि . 04-06-2015 


मत्सय सहकारी 
समिति मर्या. 


श्री पी . के . पाण्डे स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ . चारामा 


मैनखेड़ा 


21. 


552 दि . 30-03-2010 


521 दि . 30-06-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 


श्री पी . के. पाण्डे स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ . चारामा 


चारामा 


22 . 


539 दि . 08-07-2014 


प्राथमिक दुग्ध उत्पादक 
सहकारी समिति मर्या. 
बारदा पी . व्ही . 61 


460 दि . 30-07-2002 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ . कोयलीबेड़ा 


23 


538 दि . 08-07-2014 


495 दि. 29-11-2014 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


नवज्योति महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. सत्यानंद 

पल्ली 


24. 


32 दि . 07-03-1987 


391 दि . 04-06-2015 


दुग्ध उत्पादक 
सहकारी समिति मर्या.. 

पंखाजूर 


श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


25. 


392 दि . 04-06-2015 


दुग्ध उत्पादक 
सहकारी समिति मर्या. 


220 दि. 21-02-1990 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि. अ. कोयलीबेड़ा 


पी . व्ही . 117 


26. 


401 दि . 04-06-2015 


मत्सय सहकारी 
सहकारी समिति मर्या. 


338 दि . 06-10-1994 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स . वि . अ. कोयलीबेड़ा 


पी . व्ही . 77 


27 . 


403 दि . 04-06-2015 


माँ दुर्गा मत्सय सहकारी 
समिति मर्या. पी . व्ही . 21 


272 दि . 29-05-1996 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


28 . 


404 दि . 04-06-2015 


तरूण नगर मत्सय सहकारी 
समिति मर्या. पी . व्ही . 111 


398 दि . 24-08-1996 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


29. 


27 दि . 24-07-1986 


406 दि . 04-06-2015 


जल जीवन मत्सय 
सहकारी समिति मर्या. 


श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


नागलदण्ड 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


221 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


30 . 


519 दि . 30-06-2015 


युवा विकास मत्स्य 
सहकारी समिति मर्या. 

पी . व्ही . 42 


392 दि. 19-07-1996 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


31 . 


518 दि . 30-06-2015 


उज्जवल विकास सहकारी 

समिति मर्या. संगम 


547 दि . 13-03-2010 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


32. 


591 दि . 15-07-2015 


नवोदय महिला बहुउदेदशीय 497 दि . 07-04-2005 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 
सहकारी समिति मर्या. 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 
रविन्द्र नगर पी . व्ही . 17 


33. 


595 दि . 15-07-2015 


स्वजल महिला बहुउदेदशीय 538 दि . 28-08-2008 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 
सहकारी समिति मर्या. 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 
पी . व्ही . 74 


34. 


596 दि . 15-07-2015 


दीपशिखा महिला बहुउदेदशीय 536 दि . 28-08-2008 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 
सहकारी समिति मर्या. 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 
पी . व्ही . 78 


35 . 


597 दि . 15-07-2015 


शक्ति महिला बहुउदेदशीय 530 दि. 23-02-2008 श्री ए. आर . नेताम व. स. नि . एवं 
सहकारी समिति मर्या. 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 
पी . व्ही . 21 


36. 


श्री रवि पंसारी उप अंकेक्षक 


386 दि . 10-07-2009 


ग्रामीण महिला बहुउदेदशीय 494 दि. 29-11-2004 

सहकारी समिति मर्या. 


पानावार 


37 . 


539 दि . 24-03-2009 


श्री रवि पंसारी उप अंकेक्षक 


577 दि . 13-07-2015 


युवा बेरोजगार सहकारी 

समिति मर्या. बांदे 


38. 


122 दि . 17-03-1986 


श्री पी . के . पाण्डे स . नि . 


399 दि . 04-06-15 


आदिवासी मत्स्य सहकारी 
समिति मर्या. छोटेबिटिया 


39 . 


513 दि . 15-03-2007 


श्री पी . के . पाण्डे स . नि . 


603 दि . 15-07-2015 


अमरदीप क्षेत्र विकास 
सहकारी समिति मर्या. 

छोटेबिटिया 


40 . 


598 दि . 15-07-2015 


मातांगिनी महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी समिति 
मर्या. पी . व्ही . 63 बलरामपुर 


519 दि . 17-07-2007 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ . कोयलीबेड़ा 


41. 


599 दि . 15-07-2015 


महिला बहुउदेदशीय 
सहकारी समिति मर्या. 

पी . व्ही . 39 


455 दि . 14-06-2002 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


222 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


42. 


525 दि . 30-06-2015 


गोण्डवाना महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. पाडेंगा 


504 दि . 13-04-2006 श्री ए. आर. नेताम व. स. नि . एवं 

प्रभारी स. वि . अ. कोयलीबेड़ा 


43. 


532 दि . 20-03-2008 


520 दि . 30-06-2015 


युवा विकास ग्रामीण 
विकास सहकारी समिति 

मर्या. मानिकपुर 


श्री एस . प्रसाद स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. नरहरपुर 


44. 


531 दि . 28-02-2008 


602 दि . 15-07-2015 


महानदी विकास 
सहकारी समिति मर्या. 
साल्हेटोला 

नरहरपुर 


श्री एस. प्रसाद स . नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. नरहरपुर 


45 . 


491 दि . 04-11-2004 


श्री एस . प्रसाद स. नि . एवं 


386 दि . 10-07-2009 


प्राथमिक सहकारी 
उपभोक्ता भण्डार मर्या. 

सरोना 


प्रभारी स . वि . अ. नरहरपुर 


46. 


484 दि . 21-06-2004 


386 दि . 10-07-2009 


गोण्डवाना सहकारी 
साख समिति मर्या. 

सरोना 


श्री एस. प्रसाद स. नि . एवं 
प्रभारी स. वि . अ. नरहरपुर 


47 . 


568 दि . 13-07-2015 


किसान साथी सहकारी 
समिति मर्या. भानुप्रतापपुर 


559 दि . 09-09-2010 श्री जगदीश मरकाम स. वि . अ . 

भानुप्रतापपुर/ अंतागढ़ 


48 . 


570 दि . 13-07-2015 


ग्रामीण विकास सहकारी 
समिति मर्या. नारायणपुर 

( भानुप्रतापपुर ) 


554 दि . 07-05-2000 श्री जगदीश मरकाम स. वि . अ . 

भानुप्रतापपुर/ अंतागढ़ 


49 . 


576 दि . 13-07-2015 


शिक्षित बेरोजगार सहकारी 515 दि . 29-05-2007 
समिति मर्या. भानुप्रतापपुर 


श्री जगदीश मरकाम स . वि . अ . 

भानुप्रतापपुर / अंतागढ़ 


50 . 


अ . 


712 दि . 21-07-2015 


बुढ़ादेव आदिवासी विकास 493 दि . 27-11-2004 श्री जगदीश मरकाम स. वि . 
सहकारी समिति मर्या. 

भानुप्रतापपुर/ अंतागढ़ 
भानुप्रतापपुर 


51. 


600 दि . 15-07-2015 


गुरूदेव ईंट खपरा 
सहकारी समिति मर्या. 

अंतागढ़ 


521 दि . 03-09-2007 श्री जगदीश मरकाम स. वि . अ . 

भानुप्रतापपुर/ अंतागढ़ 


52. 


545 दि . 18-11-2009 


श्री रामेश्वर मरकाम स . नि . 


579 दि . 13-07-2015 


राजमिस्त्री कामगार एवं 
कारीगर सहकारी समिति 

मर्या. कोरर 


53. 


511 दि . 08-01-2007 


श्री रामेश्वर मरकाम स . नि . 


589 दि . 15-07-2015 


काष्ठ कला कृषि उत्थान 
एवं विकास सहकारी समिति 


मर्या. भानुप्रतापपुर 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017 


223 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


54 . 


472 दि . 29-08-2003 


श्री सी . एस . ठाकुर स. नि . 


967 दि . 31-08-2015 


बुलबुल महिला 
बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. कांकेर 


55 . 


कृष्णा महिला 


503 दि . 14-04-2006 


श्री रवि पंसारी उप अंकेक्षक 


593 दि . 15-07-2015 


बहुउदेदशीय सहकारी 
समिति मर्या. पी . व्ही . 101 

बिष्णुपुर 


टी . आर. साहू 


प्रभारी उप पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017. 


